O 

सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 
असाधारण अंक 

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


25 भाद्र , 1944 ( श ० ) 

संख्या - 449 राँची , 
449 राँची , शुक्रवार , 16 सितम्बर , 2022 ( ई ० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 

अधिसूचना 
22 अगस्त , 2022 


संख्या - 03 / विविध - 07-02 / 2022 का . 5292 - - निर्वाचन संवर्ग के पदाधिकारियों का झारखण्ड 
प्रशासनिक सेवा में विलय ( merger ) के उपरांत विभागीय अधिसूचना संख्या 4978 दिनांक 
04.08.2022 द्वारा निर्धारित वरीयता के फलस्वरूप श्री मृत्युंजय कुमार पाण्डेय , झा ० प्र ० से ० 
( कोटि क्रमांक- 504 क / 03 , गृह जिला भोजपुर ) उप निर्वाचन पदाधिकारी , धनबाद के पद को इनके 
पदस्थापन अवधि तक विशेष सचिव कोटि ( पुनरीक्षित वेतनमान - लेवल 13 ए ) में उत्क्रमित करते हुए 
श्री पाण्डेय को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - 03 / विविध - 07-02 / 2022 का . 5293 - निर्वाचन संवर्ग के पदाधिकारियों का झारखण्ड 
प्रशासनिक सेवा में विलय ( merger ) के उपरांत विभागीय अधिसूचना संख्या 4978 दिनांक 
04.08.2022 द्वारा निर्धारित वरीयता के 
फलस्वरूप श्री राजीव कुमार , झा ० प्र ० से ० 
( कोटि क्रमांक - 504 ख / 03 , गृह जिला- मधुबनी ) उप निर्वाचन पदाधिकारी , गिरिडीह के पद को इनके 
पदस्थापन अवधि तक विशेष सचिव कोटि ( पुनरीक्षित वेतनमान लेवल -13 ए ) में उत्क्रमित करते हुए 
श्री कुमार को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 16 सितम्बर , 2022 


संख्या - 03 / विविध -07-02 / 2022 का . 5294- - निर्वाचन संवर्ग के पदाधिकारियों का झारखण्ड 
प्रशासनिक सेवा में विलय ( merger ) के उपरांत विभागीय अधिसूचना संख्या 4978 दिनांक 
04.08.2022 द्वारा निर्धारित वरीयता के फलस्वरूप श्रीमती गीता चौबे , झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 
504 ड . / 03 , गृह जिला - बक्सर ) उप निर्वाचन पदाधिकारी ( मु ० ) , मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय , 
झारखण्ड , राँची के पद को इनके पदस्थापन अवधि तक विशेष सचिव कोटि ( पुनरीक्षित वेतनमान 
लेवल -13 ए ) में उत्क्रमित करते हुए श्रीमती चौबे को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - 03 / विविध - 07-02 / 2022 का . 5295 - - निर्वाचन संवर्ग के पदाधिकारियों का झारखण्ड 
प्रशासनिक सेवा में विलय ( merger ) के उपरांत विभागीय अधिसूचना संख्या 4978 दिनांक 
04.08.2022 द्वारा निर्धारित वरीयता के फलस्वरूप श्रीमती गायत्री कुमारी , झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 
659 क / 03 , गृह जिला खूँटी ) उप निर्वाचन पदाधिकारी ( मु ० ) , मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय , 
झारखण्ड , राँची के पद को इनके पदस्थापन अवधि तक अपर सचिव कोटि ( पुनरीक्षित वेतनमान - 
लेवल -13 ) में उत्क्रमित करते हुए श्रीमती गायत्री को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 03 / विविध - 07-02 / 2022 का . 5296- - निर्वाचन संवर्ग के पदाधिकारियों का झारखण्ड 
प्रशासनिक सेवा में विलय ( merger ) के उपरांत विभागीय अधिसूचना संख्या 4978 दिनांक 
04.08.2022 द्वारा निर्धारित वरीयता के फलस्वरूप श्री राजेश रंजन वर्मा , झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 
785 क / 03 , गृह जिला- राँची ) उप निर्वाचन पदाधिकारी ( मु ० ) , मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय , 
झारखण्ड , राँची के पद को इनके पदस्थापन अवधि तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि ( पुनरीक्षित 
वेतनमान- लेवल -13 ) में उत्क्रमित करते हुए श्री वर्मा को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - 03 / विविध -07-02 / 2022 का . 5297 - निर्वाचन संवर्ग के पदाधिकारियों का झारखण्ड 
प्रशासनिक सेवा में विलय ( merger ) के उपरांत विभागीय अधिसूचना संख्या 4978 दिनांक 
04.08.2022 द्वारा निर्धारित वरीयता के फलस्वरूप श्री अशोक कुमार दास , झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 
785 ख / 03 , गृह जिला - देवघर ) उप निर्वाचन पदाधिकारी , दुमका के पद को इनके पदस्थापन अवधि 
तक संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि ( पुनरीक्षित वेतनमान - लेवल -13 ) में उत्क्रमित करते हुए 
श्री दास को उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


ओम प्रकाश साह , 

सरकार के संयुक्त सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 449 - 50 


